( सं ० पटना 205 ) 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 फाल्गुन 1944 ( श ० ) 
पटना शुक्रवार , 3 मार्च 2023 

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


क्र.सं. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


अधिसूचना 
3 मार्च 2023 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सं ० वि ० प्रा ० ( II ) विविध - 01 / 2023-900 – बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम , 2021 के प्रावधान के 
तहत विभागीय अधिसूचना संख्या - 2265 , दिनांक 27.07.2022 के द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की 
गयी है । 


2. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा 4 की उपधारा - 2 एवं 3 में वर्णित प्रावधानों के 
तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , बिहार सरकार अंतर्गत स्थापित एव संचालित निम्नांकित राजकीय अभियंत्रण 
महाविद्यालयों को दिनांक 15.03.2023 की तिथि से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय , पटना से सम्बद्ध ( Affliate ) किया 
जाता है : 


अभियंत्रण महाविद्यालय 

मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , मुजफ्फरपुर 

भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीरियरिंग , भागलपुर 

गया अभियंत्रण महाविद्यालय , गया 


दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय , दरभंगा 

मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय , मोतिहारी 

नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीरियरिंग , चण्डी 

लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान , छपरा 

सीतामढ़ी इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , सीतामढ़ी 

बी ० पी ० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय , मधेपुरा 

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय , बेगूसराय 

शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय , सासाराम 

कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय , कटिहार 


2 


क्र.सं. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 मार्च 2023 

अभियंत्रण महाविद्यालय 


बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय , बख्तियारपुर 
सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय , सहरसा 

पूर्णियॉ अभियंत्रण महाविद्यालय , पूर्णियॉ 
सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय , सुपौल 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , जमुई 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , बाँका 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , वैशाली 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , औरंगाबाद 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , नवादा 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , जहानाबाद 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , अरवल 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , कैमूर 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , भोजपुर 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , बक्सर 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , मुंगेर 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , लखीसराय 


राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , खगड़िया 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , शेखपुरा 
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , समस्तीपुर 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , मधुबनी 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , गोपालगंज 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , सीवान 

श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय , अररिया 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , किशनगंज 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , शिवहर 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , पश्चिम चंपारण 


3. दिनांक 15.03.2023 के प्रभाव से उक्त महाविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय , पटना से सम्बद्ध नहीं 

रह जायेंगे 

। 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


— 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 205-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


